रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - एम.एच. - अ . - 05082021-228769 

CG - MH - E - 05082021-228769 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III- खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 320 ] 
No. 320 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 5 , 2021 / श्रावण 14 , 1943 
NEW DELHI , THURSDAY , AUGUST 5 , 2021 / SHRAVANA 14 , 1943 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई , 5 अगस्त , 2021 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 2021 
सं . सेबी / एलएडी - एनआरओ / जीएन / 2021 / 37. - बोर्ड , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 
( 1992 का 15 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( छ ) और धारा 12 क के खंड ( घ ) एवं खंड ( ङ ) के साथ पठित धारा 30 के 
तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) 
विनियम , 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : 

इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 
2021 कहा जा सकेगा । 

वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे । 
3 . भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) विनियम , 2015 में , 
( 1 ) विनियम 7 घ में , 
( क ) 

उप - विनियम ( 1 ) में , 


1 . 


2 


4338 GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( ख ) 


( 
ग 
) 


( i ) शब्दों और चिह्न “ इनाम की कम से कम दुगुनी राशि की आर्थिक अनुशास्तियाँ एकत्र हो जाने या 

उनकी पर्याप्त वसूली हो जाने पर , ” का लोप हो जाएगा ; 
( ii ) पहले परंतुक में , 

( क ) शब्दों “ एकत्र की गई या वसूल की गई " का लोप हो जाएगा ; 

( ख ) शब्द “ एक करोड़ " , शब्दों “ दस करोड़ ” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ; 
( iii ) दूसरे परंतुक का लोप हो जाएगा ; 
उप - विनियम ( 1 ) के पश्चात् , एक नया उप - विनियम ( 1 क ) अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् , 
" ( 1 क ) यदि दिए जाने वाले इनाम की कुल रकम एक करोड़ रुपये से कम हो या उसके बराबर हो , तो 
ऐसे में बोर्ड उपरोक्त इनाम की रकम बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाने के बाद अदा कर सकेगा : 

परंतु यह कि यदि दिए जाने वाले इनाम की कुल रकम एक करोड़ रुपये से ज्यादा हो , तो ऐसे में 
बोर्ड अंतरिम इनाम के तौर पर एक करोड़ रुपये तक की रकम बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाने 
के बाद अदा कर सकेगा , और इनाम की शेष रकम केवल तभी अदा की जाएगी जब दिए जाने वाले 
इनाम की शेष रकम की कम से कम दुगुनी रकम की आर्थिक अनुशास्तियाँ ( मॉनिटरी सैंक्शन ) एकत्र हो 
जाएँ या उनकी वसूली हो जाए । " 
उप - विनियम ( 3 ) में , शब्द “ इनाम " , शब्दों और चिह्नों “ कोई भी इनाम ( फिर चाहे वह अंतरिम हो या 

अन्य ) ” से प्रतिस्थापित हो जाएगा ; 
( 2 ) विनियम 7 घ के पश्चात् , निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् , 

" टिप्पणी : नीचे सारणी में इसका एक उदाहरण दिया गया है कि इस प्रावधान के तहत दिए जाने वाले इनाम 
की रकम किस प्रकार अदा की जाएगी : 
दिए जाने वाले इनाम के संबंध में उदाहरण 

( रकम करोड़ रुपये में ) 
क . आर्थिक अनुशास्तियाँ ( मॉनिटरी 2100.00 20.00 10.00 

5.00 

1.00 
सैंक्शन ) 
ख . दिए जाने वाले इनाम की कुल 10.00 2.00 

1.00 0.50 

0.10 
रकम = आर्थिक अनुशास्तियों की 
रकम का 10 % ( किंतु अधिक से 

अधिक 10.0 करोड़ रुपये ) 
ग . 

अंतरिम इनाम के तौर पर अदा 1.00 1.00 
की जाने वाली अधिकतम रकम 
{ बोर्ड द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ 
अंतिम आदेश [ रकम प्रत्यर्पित 
( डिस्पॉज ) करने का निदेश देते 
हुए ] जारी किए जाने के बाद ) 
दिए जाने वाले इनाम की कुल 
रकम ( ख ) या 1.00 करोड़ रुपये , 

जो भी कम हो 
घ . दिए जाने वाले इनाम की शेष 

9.00 

1.00 शून्य - क्योंकि अंतिम आदेश पारित किए जाने के 
रकम ( ख - ग ) 

बाद इनाम की पूरी रकम अदा कर दी गई थी 
इनाम की शेष रकम ( घ ) अदा 18.00 2.00 लागू नहीं 

लागू नहीं 
करने के लिए , भारतीय प्रतिभूति 

क्योंकि अंतरिम क्योंकि अंतरिम क्योंकि अंतरिम 
और विनिमय बोर्ड ( सेबी ) द्वारा 

इनाम के तौर पर इनाम के तौर पर इनाम के तौर पर 


= 


ड . 


- 


- 


लागू नहीं 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


एकत्र की जाने वाली / वसूल की 
जाने वाली न्यूनतम रकम = दिए 
जाने वाले इनाम की शेष रकम 
की दुगुनी रकम ( 2x घ ) 


अदा की जाने अदा की जाने अदा की जाने 
वाली रकम वाली 

रकम वाली रकम इनाम 
इनाम की कुल इनाम की कुल की कुल देय रकम 
देय रकम के देय रकम के के बराबर है 
बराबर है बराबर है 


1 


2 . 


अजय त्यागी , अध्यक्ष 

[ विज्ञापन III / 4 / असा . / 185 / 2021-22 ] 
पाद टिप्पणः 
1 . भारतीय प्रतिभूति और बिनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) विनियम , 2015 , सं . एल.ए.डी. / 

एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2014-15 / 21 / 85 द्वारा , 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) विनियम , 2015 तत्पश्चात् , 
i . 31 दिसम्बर , 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( संशोधन ) विनियम , 

2018 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2018 / 59 द्वारा , 
ii . 21 जनवरी , 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( संशोधन ) विनियम , 

2019 , सं . सेबी / एलएडी - एन.आर.ओ . / जी.एन. / 2019 / 02 द्वारा , 
iii . 25 जुलाई , 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( दूसरा संशोधन ) 

विनियम , 2019 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2019 / 23 द्वारा , 
iv . 17 सितम्बर , 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( तीसरा संशोधन ) 

विनियम , 2019 , सं . सेबी / एल.ए.डी.-एन.आर.ओ. / जी.एन. / 2019 / 32 द्वारा , 
v . 17 जुलाई , 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( संशोधन ) विनियम , 

2020 , सं . सेबी / एलएडी - एनआरओ / जीएन / 2020 / 23 द्वारा , 
vi . 29 अक्तूबर , 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( दूसरा संशोधन ) 

विनियम , 2020 , सं . सेबी / एलएडी - एनआरओ / जीएन / 2020 / 38 द्वारा , 
vii . 26 अप्रैल , 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध ) ( संशोधन ) विनियम , 
2021 , सं . सेबी / एलएडी - एनआरओ / जीएन / 2021 / 17 द्वारा , 

। 


संशोधित हुए 


हुए थे 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai , the 5th August , 2021 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ( PROHIBITION OF INSIDER TRADING ) 

( SECOND AMENDMENT ) REGULATIONS , 2021 
No. SEBI / LAD - NRO / 

GN / 2021 / 37. - In exercise of the powers conferred under section 30 read 
with clause ( g ) of sub - section ( 2 ) of section 11 and clauses ( d ) and ( e ) of section 12A of the Securities and 
Exchange Board of India Act , 1992 ( 15 of 1992 ) , the Board hereby makes the following regulations to 
amend the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) Regulations , 2015 , 
namely : - 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider 
Trading ) ( Second Amendment ) Regulations , 2021 . 
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
3. In the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) Regulations , 2015 , – 
( 1 ) in regulation 7D , - 
( a ) in sub - regulation ( 1 ) , - 
( i ) the words “ Upon collection or substantial recovery of the monetary sanctions amounting 

to at least twice the Reward , the " shall be substituted with the word " The ” ; 


> 


( ii ) in the first proviso , - 

( A ) the words “ collected or recovered " shall be omitted ; 


( B ) 


the words one crore " shall be substituted with the words " ten crores " ; 


( iii ) the second proviso shall be omitted ; 
( b ) after sub - regulation ( 1 ) , a new sub - regulation ( 1A ) shall be inserted , namely , - 

“ ( 1A ) If the total reward payable is less than or equal to Rupees One Crore , the Board 
may grant the said reward upon the issuance of the final order by the Board : 
Provided that in case the total reward payable is more than Rupees One Crore , the Board 
may grant an interim reward not exceeding Rupees One Crore upon the issuance of the 
final order by the Board and the remaining reward amount shall be paid only upon 
collection or recovery of the monctary sanctions amounting to at least twice the balance 

reward amount payable . " 
( c ) in sub - regulation ( 3 ) the words “ The reward ” shall be substituted with the words “ Any 

reward , whether interim or otherwise , " ; 
( 2 ) after regulation 7D , following note shall be inserted , namely , - 
“ NOTE : An illustrative table of the reward payable under this provision is stated below : 
Illustrative table of the reward payable 

( Amount in crore rupees ) 


4 . 


Monetary Sanctions 


> 100.00 


20.00 


10.00 


5.00 


1.00 


B 


Total Reward Payable 


10.00 


2.00 


1.00 


0.50 


0.10 


= 10 % of Monetary 
Sanctions subject to 
maximum of Rupees 10.0 
crores . 


C. 


1.00 


1.00 


Maximum Amount Payable 
as Interim Reward ( on the 
issuance of final order by 
the Board against the 
person directed to 
disgorge ) 
= Total Reward Payable 
( B ) or Rupees 1.00 Crore , 
whichever is less . 


[ HTT III — CU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


D. 


9.00 


Balance Amount of Reward 
Payable ( B - C ) . 


1.00 NIL because the entire reward was paid after 

passing of final order 


E. 


18.00 


Minimum Amount to be 
collected / recovered by 
SEBI , for balance amount 
of reward ( D ) to become 
payable 


2.00 ) Not 

Not 

Not 
Applicable as Applicable as Applicable as 
the amount of the amount of the amount of 
interim interim 

interim 
reward itself reward itself reward itself 
is equal to is equal to is equal to 
total eligible total eligible 

total eligible total eligible 
reward 

reward reward 


= Twice the Balance 
Amount of Reward 
Payable ( 2 x D ) . 


לל 


AJAY TYAGI , Chairman 


[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 185 / 2021-22 ] 


Footnotes : 


1 . 


2 . 


The Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) Regulations , 2015 was 
published in the Gazette of India on January 15 , 2015 vide No. LAD - NRO / GN / 2014-15 / 21 / 85 . 
The Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) Regulations , 2015 was 
subsequently amended on , 
i . December 31 , 2018 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider 

Trading ) ( Amendment ) Regulations , 2018 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2018/59 . 
ii . January 21 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider 
Trading ) ( Amendment ) Regulations , 2019 vide No. SEBI / LAD - NRO / 

GN / 2019/02 . 
iii . July 25 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) 

( Second Amendment ) Regulations , 2019 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2019/23 . 
iv . September 17 , 2019 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider 

Trading ) ( Third Amendment ) Regulations , 2019 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2019 / 32 . 
July 17 , 2020 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) 
( Amendment ) Regulations , 2020 vide No. SEBI / LAD - NRO / 

GN / 2020/23 . 
vi . October 29 , 2020 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider 

Trading ) ( Second Amendment ) Regulations , 2020 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2020 / 38 . 
vii . April 26 , 2021 by the Securities and Exchange Board of India ( Prohibition of Insider Trading ) 

( Amendment ) Regulations , 2021 vide No. SEBI / LAD - NRO / GN / 2021/17 . 


V. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


Date : 202 1.08.05 21:51:29 + 05'30 ' 


